V983 


रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004 /99811195 


AAR -10745 


REGD . NO. D . L .- 33004/ 99 


more.. .. .. .. ... को प्राप्त । 


. 


मामेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- 


असाधारण 

. . - 350 
EXTRAORDINARY 

RM - 30 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTI - Section 3 - Sub-section (i) Depth - loo 
प्राधिकार से प्रकाशित 

cap - 280 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 347 ] 

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12 , 2004 / श्रावण 21, 1926 
No. 347] 

NEW DELHI, THURSDAY , AUGUST 12 , 2004 /SRAVANA 21 , 1926 

कोयला और खान मंत्रालय 
( कोयला विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 अगस्त , 2004 
सा . का.नि . 521( अ ) - केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध . . 
अधिनियम , 1948 (1948 का 46 ) की धारा 3ङ के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , कोयला खान पेंशन स्कीम का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम 
बनाती है, अर्थात् : 
1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोयला खान पेंशन ( संशोधन ) स्कीम, 2004 है । 

(2) यह 31 मार्च, 1998 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 
2. कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 में , 

(1) पैरा 4 के उपपैरा (2ख) में , “ अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त या निवृत्त हुआ था " 
शब्दों और अक्षरों के स्थान पर जहां वे आते हैं , “ अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त या निवृत्त हुआ 
था या उसकी मृत्यु हुई थी जिसके अंतर्गत ऐसा सदस्य भी है जिसकी सेवा में रहते हुए 
मृत्यु हुई थी ” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( 2) पैरा 4 के उपपैरा (4) में , “ उसके पश्चात् हो गई है " शब्दों और अक्षरों के पश्चात् , 
जहां वे आते हैं , "जिसके अंतर्गत ऐसा सदस्य भी है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हुई है " 
शब्द और अक्षर रखे जाएंगे । 

[ फा . सं. 20/ 32/ 2003 - पी. आर. आई.डब्ल्यू . ] 

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव 


(1) 


2481 GI/ 2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


-- 


[ PART II _ SBc . 3(6 ] 


- 


--- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पाद टिप्पण:- कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 सा . का. नि . 123 ( अ) तारीख 5 मार्च, 1998 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए: 


-NoFoo 


1 . सा . का . नि . 268 ( अ) तारीख 25 मई , 1998 

सा . का . नि . 218 ( अ ) तारीख 22 मार्च, 1999 
3. सा . का . नि . 689 ( अ) तारीख 29 अगस्त, 2000 

सा . का. नि. 256 ( अ) तारीख 12 अप्रैल, 2001 
सा . का . नि . 861 ( अ ) तारीख 23 नवंबर, 2001 
सा . का .नि . 16 ( अ) तारीख 9 जनवरी, 2002 

सा . का . नि . 482 ( अ) तारीख 8 जुलाई, 2002 
8. - सा . का .नि . 107 ( अ) तारीख 13 फरवरी , 2003 
9. । सा. का. नि . 108 ( अ) तारीख 13 फरवरी, 2003 


- 


----...- 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 


. 


.... 


- 


--- 


- 


कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम , 1948 (1948 का 46 ) की 
धारा 7 केन्द्रीय सरकार को पूर्वदर्शी अथवा पश्चदर्शी प्रभाव से अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपादित 
किसी योजना में संशोधन करने , जोड़े जाने अथवा उसे परिवर्तित करने हेतु अधिकृत करती है । 


-- 


- 


- 


-- 


-- 


--maavrm 


कोयला खान पेंशन योजना, 1998, दिनांक 31 मार्च, 1998 से प्रभावी हुई थी । दिनांक 
29 अगस्त, 2000 की अधिसूचना सं. जी. एस. आर . 689 (ई) के तहत इस योजना के लाभ उन 
कर्मचारियों को भी प्रदान किए गए थे जो 1 अप्रैल , 1994 से नियुक्ति तिथि अर्थात 31. 3. 1998 
को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्ति हो गए अथवा अधिवर्षिता प्राप्त कर ली थी अथवा जिनकी मृत्यु 
हो गई थी । तथापि, उक्त अवधि अर्थात 1.4.1994 से 31 .3. 1998 के दौरान जो कर्मचारी सेवा 
में रहते हुए दिवंगत हुए थे, उन्हें नई पेंशन योजना के लाभों से बाहर रखा गया था और उनकी 
पेंशन का निपटान समाप्त कर दी गई कोयला खान परिवार पेंशन योजना,1971 में किया गया । 
इस संशोधन से अस्पष्टता समाप्त हो जाएगी और उन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को , जिन्होंने 
अधिवर्षिता प्राप्त कर ली थी अथवा सेवानिवृत्त हो गए थे या अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति के बाद 
जिनकी मृत्यु हो गई थी अथवा जो सेवा में रहते हुए दिवंगत हो गए थे, कोयला खान पेंशन 
योजना, 1998 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा । 


marriver 


-ministr 


इस संशोधन को पूर्व- प्रभावी तिथि अर्थात 31 . 3. 1998 से प्रभावी किया गया है ताकि यह 
सभी कर्मचारियों के लिए लाभदायी और समरूप हो सके | उक्त योजना में पूर्व- प्रभावी किया गया 
संशोधन किसी भी कर्मचारी के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा । 


[ 477 II - Qs 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COAL AND MINES 

(Department of Coal) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th August, 2004 


G .S.R . 521 (E ).— In exercise of the powers conferred by section 7 read with section 3E 
of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948( 46 of 
1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend 
the Coal Mines Pension Scheme, 1998 , namely : 


1. (1) This Schememay be called the Coal Mines Pension (Amendment) . 

Scheme , 2004 . 
(2 ) It shall be deemed to have come into force on 31st day ofMarch , 1998 . 


2 . In the Coal Mines Pension Scheme, 1998 , 
(1) In paragraph 4 , sub-paragraph (2B ); for the word “ superannuated ”, 

wherever it occurs , the word " superannuated or died including a member 

died while in service ” shall be substituted ; 
(2).In paragraph 4 , sub -paragraph (4), for the word " died ", wherever it occurs, 

the word “ died including a member died while in service” shall be 
substituted ; 


[ F . No. 20 /32 / 2003 -PRIWI 
RAJIV SHARMA, Jt. Secy . 


Foot Note :- The Coal Mines Pension Scheme, 1998 was published vide G . S.R . 
123 (E ) dated the 5th March , 1998 and subsequently amended vide number : 


1. GSR 268( E ), dated the 25 " May, 1998 
2 . GSR 218( E ), dated the 22ndMarch , 1998 
3 . GSR 689( E ), dated the 29th August, 2000 
4 . GSR 256 ( E ), dated the 12th April, 2001 
5 . GSR 861( E ), dated the 23rd November, 2001 
6 . GSR 16 ( E ), dated the 9th January , 2002 
7 . GSR 482 (E ), dated the 8th July , 2002 
8 . GSR 107° (E ), dated the 13th February , 2003 
9 . GSR 108 ( E ), dated the 13th February , 2003 


Im 


- 


- 


- 


-* 


V - 


- 


- 


AM 


- 


- 


* 


- 


- 


HPV 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3 (1)] 


........ 


. 


ExplanatoryMemorandum 


.... 


-----------------...... 


Section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act , 1948 (46 of 1948 ) empowers the Central Government to add to , amend or vary a 
Scheme framed under the Act either prospectively or retrospectively . 


................. 


... 


. 


.... 


- 


- 


- 


.---- 


- 


- 


- 


...... 


-- 


The Coal Mines Pension Scheme, 1998 came into force with effect from 31st 
day of March , 1998 . Vide notification GSR 689 (E ), dated 29th August, 2000 , the 
benefit of the Scheme was extended to those employees also who superannuated or 
retired and subsequently died on or after the first day of April, 1994 to the appointed 
date i.e. 31. 3 . 1998 . However such employees who died while in service during the 
said period i.e. from 1.4.94 to 31.3 .98 were excluded from the benefit of new pension 
scheme and their pension was settled in ceased Coal Mines Family Pension Scheme, 
1971. This amendment will remove the ambiguity and all categories of employees 
who made exit by superannuation or retirement or diéd after 
superannuation / retirement or died while in service will be covered under the Coal 
Mines Pension Scheme, 1998 . 


.................................. 


. 


.................. 


This amendment is given effect from the retrospective date i.e . 31. 3 . 1998 in 
order to make it more beneficial and equitable to all the employees. The amendment 
to the said Scheme with retrospective effect will not adversely affect the interest of 
any employee . 


. 


. 


. 


. 


-------- 


" 


... 


----- 


- 


--- 


- 


Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 


